सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - क 

शुक्रवार , जानेवारी २७ , २०२३ / माघ ७ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ) , 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


वर्ष ९ , अंक ८ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35527 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER , MAHARASHTRA STATE 


भाग चार - क - १२-१ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated 27th January 2023 . 

NOTIFICATION 


No. BIE - 2022 / CR . 922/22/33 . – In exercise of power conferred under section 30 read with Section 
153 of the Representation of People Act , 1951 , the following amendment is published for General 
Information : 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जानेवारी २७ , २०२३ / माघ ७ , शके १ ९ ४४ 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 


Nirvachan Sadan , Ashoka Road , 


New Delhi 110 001 , dated 


NOTIFICATION 


27th January , 2023 
Magha 07 , 1944 ( Saka ) 


No. 322 / MT - LC - G & T / 2023 . Whereas , the Commission , vide its Notification No. 322 / MT 
LC - G & T / 2023 , dated 5th January , 2023 , has notified the schedule for the biennial election to the 
Maharashtra Legislative Council from the following Graduate's and Teacher's Constituencies : 

TABLE 


Name of Constituency 

( 1 ) 


Nashik Division Graduates ' 

Amravati Division Graduates ' 

Aurangabad Division Teachers ' 
Nagpur Division Teachers ' 
Konkan Division Teachers ' 


No. of members to be elected 

( 2 ) 

1 

1 

1 

1 

1 


Whereas , the date of poll and date of completion of said election are fixed as 30th January 2023 
and 4th February 2023 respectively ; and 


Whereas , the Commission has decided to extend the date of completion of election from 4th 
February 2023 to 7th February 2023 in respect of Maharashtra ; and 


Now , therefore , the Commission , in exercise of its powers conferred under Section 30 read 
with Section 153 of the Representation of the People Act , 1951 , hereby directs that the following 
amendments shall be made in its Notification No. 322 / MT - LC - G & T / 2023 , dated 5th January , 2023 , 
namely : 


For the existing entry ( e ) of clause ( A ) following entry shall be substituted : 

“ ( e ) the 7th February 2023 ( Tuesday ) , as the date before which the election shall be 
completed " . 


By order , 


SUMAN KUMAR DAS , 
Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जानेवारी २७ , २०२३ / माघ ७ , शके १ ९ ४४ 

भारत निर्वाचन आयोग 


नई दिल्ली 110001 , तारीख 


निर्वाचन सदन , अशोक रोड , 


निर्वाचन क्षेत्र का नाम 

( 1 ) 


नाशिक खण्ड स्नातक 

अमरावती खण्ड स्नातक 

औरंगाबाद खण्ड शिक्षक 


अधिसूचना 

सं . 322 / महाराष्ट्र - वि.प. जी & टी / 2023 . – यतः , आयोग ने अपनी अधिसूचना सं . 322 / महाराष्ट्र - वि.प. जी . & टी / 2023 , दिनांक 

5 जनवरी 2023 के तहत महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निम्नलिखित स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन का 
कार्यक्रम अधिसूचित किया है : 


नागपूर खण्ड शिक्षक 

कोंकण खण्ड शिक्षक 


27 जनवरी , 2023 
माघ 07 , 1944 ( शक ) 


सारणी 


निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 

( 2 ) 

1 

1 

1 

1 

1 


यतः , मतदान की तिथि और उक्त निर्वाचन होने की तारीख क्रमशः 30 जनवरी 2023 और 4 फरवरी 2023 नियत की गई है ; 

और 


३ 


यतः , आयोग ने महाराष्ट्र के संबंध में निर्वाचन सम्पन्न होने की तारीख 4 फरवरी 2023 से बढ़ा कर 7 फरवरी 2023 करने का 
निर्णय लिया है ; और 


अतः , अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 153 के साथ पठित धारा 30 के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि आयोग की अधिसूचना सं . 322 / महाराष्ट्र - वि.प.- जी & टी / 2023 , दिनांक 5 जनवरी , 2023 
में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे , नामतः— 

खंड ( अ ) की मौजूदा प्रविष्टि ( ड़ ) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी 

" ( ड़ ) 7 फरवरी 2023 ( मंगलवार ) , वह तिथि होगी जिसके पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा ” । 


आदेश से , 


सुमन कुमार दास , 
सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


क्रमांक बीआयई २०२३ / प्र.क्र.९ २२ / २३ / ३३ 

सामान्य प्रशासन विभाग 

, 

कक्ष क्र . ६११ , ६ वा मजला , मादाम कामा मार्ग , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार , 
मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जानेवारी , २०२३ . 


प्रत , माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 

( १ ) प्रधान सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , विधान भवन , मुंबई . 

( २ ) विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी ( सर्व ) 

( ३ ) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी . ( सर्व ) 

( ४ ) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी . ( सर्व ) 
( ५ ) निवडनस्ती . 


म . रा . पारकर , 

उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी , 
महाराष्ट्र राज्य . 


